पंजीयन क्रमांक “ छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 
तक . 114 - 009/ 2003/ 20 - 01 - 03 . " 


"बिजनेस पोस्टः के . अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 

जी . 2 -22 - छत्तीसगढ़ गजट/38 सि . से. 
भिलाई , दिनांक 30 -5 - 2001. " 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 

- ( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 207 ] : 


. रायपुर, गुरुवार , दिनांक 30 जुलाई 2009 - श्रावण 8, शक 1931 


नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 
मंत्रालय , दाऊ कल्याण सिंह भवन , रायपुर 


रायपुर, दिनांक 21 जुलाई 2009 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ -1 - 15 / 18/ 2007 . - छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम , 1961 ( क्रमांक 37 सन् 1961 ) की धारा 29 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , नगर पंचायत खोंगापानी जिला कोरिया के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के 
अनुसार एतद्द्वारा अवधारित करता है : 


. 


खाँगापानी नगर पंचायत को 15 वाडौं में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता 


• 2. 


यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जायेगा । 


“ अनुसूची 


वार्ड क्रमांक 01 , शिवाजी वार्ड 
वार्ड क्रमांक 02 , दीनदयाल उपाध्याय वार्ड 
वार्ड क्रमांक 03 , अम्बेडकर वार्ड 
वार्ड क्रमांक 04, विवेकानंद वार्ड 
. वार्ड क्रमांक 05 , भगत सिंह वार्ड 
वार्ड क्रमांक 06 , सुभाष वार्ड 
वार्ड क्रमांक 07 , अटल बिहारी बाजपेई वार्ड 
वार्ड क्रमांक 08 , तिलक वार्ड 


09. वार्ड क्रमांक 09 , मालवीय वार्ड . 
10 . वार्ड क्रमांक 10, रानी दुर्गावती वार्ड . 
11. . . वार्ड क्रमांक 11, टैगोर वार्ड । 
12. वार्ड क्रमांक 12, नेहरू वार्ड 

वार्ड क्रमांक 13, पटेल वार्ड 
14. वार्ड क्रमांक 14, चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 
15 . . वार्ड क्रमांक 15 , संजय वार्ड 


08 . - 


413 


415 


414 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2009 


4 


खोंगापानी नगर पंचायत के वार्डों की चतुस्सीमा का विवरण 


वार्ड क्रमांक 01 , शिवाजी वार्ड 


उत्तर . - 
पूर्व - . 
दक्षिण : 
पश्चिम - 


आरक्षित वन हल्दीबाड़ी कॉलरी खदान । 
मनेन्द्रगढ़ रोड, मेग्जीन तालाब । 
सी. आर. ओ. कैम्प स्कूल से उत्तर की सड़क , ठाकुर के घर के सामने । 
एस. ई. सी. एल. ओपन कास्ट पोखरी । 


सीमा का विवरण : 

. .. उत्तर में घुटरी टोला N. H. 78 के दोनों ओर रामप्रसाद एवम् सुदामा केवट के घर को लेते हुए N. H. 78 से मनेन्द्रगढ़ 
की ओर आगे चलते हुए परिवहन बेरियर को लेते हुए मैग्जीन तालाब को शामिल करते हुए बाएं साइड कच्ची मकान से होते हुए 
आगे बढ़ते हुए पुरानी रेल्वे क्रॉस कर दाएं साईड पूर्व में टिकरी टोला अटल आवासीय परिसर, कोल दफाई को लेते हुए सीधे 
सड़क से आगे बढ़ते हुए रामसागर पाल के घर को लेते हुए ओपर कास्ट तालाब से पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए बदरा टोला 
के सभी मकान । 


. . . 


वार्ड क्रमांक 02, दीनदयाल उपाध्याय वार्ड 


उत्तर - 
पूर्व . - 

दक्षिण - 
, पश्चिमः -- 


मैग्जीन तालाब . . . . 
N. H. 78 से आने वाली रोड सी. एच . पी. .. 
सी.एच. पी. कोल दफाई की झिरिया : 
सी. आर. ओ. कैम्प स्कूल से अटल व्यवसायिक परिसर सड़क । . 


सीमा का विवरण :- . 
- अटल व्यवसायिक परिसर के सामने वाली सड़क से आगे उत्तर की ओर आदिवासी विद्या मंदिर स्कूल को लेते हुए सड़क 
से आगे बढ़ते हुए बाएं ओर कोल दफाई के सभी मकान पूर्व में N. H. 78 से आने वाली सड़क होते हुए दाहिने तरफ बुद्धू सिंह 
एवम् नया सेंटर में रामलाल के घर तक दक्षिण में सी. एच. पी . कोल दफाई की झिरिया बोनी प्रसादं के घर होते हुए एवम् पश्चिम 
में कोल दफाई सुखीराम के मकान के बीच का पूरा क्षेत्र । . . 


वार्ड क्रमांक 03, अम्बेडकर वार्ड 


उत्तर 


- . 


सी . आर. ओ. कैम्प की सड़क 
शिव मंदिर 
एस. ई. सी . एल. का ग्राऊण्ड एकता नगर 
बदरा टोला का नाला, पी. के.ठाकुर 


दक्षिण - 
पश्चिम - 


- सीमा का विवरण : 

उत्तर में सी . आर. ओ. कैम्प, स्कूल से लेकर महेश के मकान होते हुए पूर्व में शिव मंदिर के बगल सुरेश का दुकान को . .. 
लेते हुए दक्षिण में एसई. सी .एल. का ग्राऊण्ड एकतानगर राजन का दुकान एवम् पश्चिम में पी . के .ठाकुर के घर तथा उसके सामने . , . . . . . 
रायजीपाल के मकान से घूमकर पुनः सी. आर. ओ. कैम्प स्कूल तक का पूरा क्षेत्र । 


Jt . 


. 


. 


. . छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 30 जुलाई 2009 


वार्ड क्रमांक 04 , विवेकानंद वार्ड 


उत्तर - . 

एकतानगर का पुल झुम्मुकलाल के घर के पास 
पूर्व - एकतानगर सुरेश के दुकान 
दक्षिण . एस. ई. सी . एल . का ग्राऊण्ड एकता नगर 

पश्चिम - पानी टंकी एकतानगर 
सीमा का विवरण : 

उत्तर में एकता नगर का पुल के बगल से झुम्मुकलाल के मकान से आगे बढ़ते हुए, पूर्व में नगीना के दुकान लेते हुए 
दक्षिण में एस. ई. सी .एल. ग्राऊण्ड एकतानगर , उमेश के घर को लेते हुए सड़क से आगे बढ़ते हुए सियाराम जानकी विद्यालय के 
आस - पास मकान लेते हुए पश्चिम में पानी टंकी एकतानगर सनातन दास गुप्ता एवम् रंजू के घर तक का पूरा क्षेत्र । 


वार्ड क्रमांक 05 , भगत सिंह वार्ड 


उत्तर - बी. एस.एन.एल. टावर 

सी. एच. पी . खदान 
दक्षिण - . बैलर दफाई झिरियां नाला 

. पश्चिम - एकतानगर नाला 
सीमा का विवरण : 

उत्तर में बी. एस. एन .एल. टावर से होते हुए आफिसर्स कॉलोनी के सभी क्वार्टर पूर्व में सी.एच. पी. खदान , दक्षिण में बैलर 
दफाई के सभी मकान , सेन्ट्रल बैंक , ग्रामीण बैंक, मेन रोड रूपा का दुकान होते हुए दुर्गा पंडाल कोणार्क के घर तक एवम् पश्चिम 
में पोस्ट ऑफिस के पीछे रोशन के घर तक । 


वार्ड क्रमांक 06 , सुभाष वार्ड 


उत्तर - कब्रिस्तान ईदगाह 
. पूर्व - . आरक्षित एवम् झगराखाण्ड की सीमा 

दक्षिण - एस. ई . सी. एल. को बिजली सब स्टेशन चौराहे से बर दफाई जाने वाली सड़क 
पश्चिम - सी .एच. पी. तथा N. H. 78 से खोंगापानी आने वाली सी. सी . रोड एस.ई. सी. एल. 

सब स्टेशन । 
सीमा का विवरण - 

. उत्तर में कब्रिस्तान ईदगाह के बगल से सी . सी . रोड होते हुए बुद्धू सिंह दफाई , रतनलाल के मकान से होते हुए शम्भू 
अगरिया के घर तक पूर्व में आरक्षित वन क्षेत्र एवम् झगराखाण्ड की सीमा से लगा शिवमंगल सिंह के घर होते हुए सूरज सिंह 
के मकान से लेकर बर दफाई उज्जैन सिंह के मकान तक , दक्षिण में एस. ई . सी. एल. का बिजली सब स्टेशन चौराहे के पास पोखरी 
दफाई तालाब रामसुचित के मकान से होते हुए मोहन बंजारा के घर लेते हुए पश्चिम में सी . सी. रोड बुद्धूसिंह दफाई की ओर जाने 
वाली सड़क, मिडिल स्कूल , शमसूल के मकान होते हुए गोविन्द के घर तक । 


वार्ड क्रमांक 07. अटल बिहारी बाजपेई वार्ड 


उत्तर - सी.एच. पी . ( वेस्ट झगराखाण्ड कॉलरी) . 
पूर्व - सब स्टेशन एस. ई. सी. एल. से बंजारा के घर के पास 56 दफाई तिराहा 
दक्षिण - सुनीलं सायकल स्टोर से 56 दफाई तिराहा तक 

पश्चिम - सुनील सायकल स्टोर चौराहा से दुर्गा पंडाल तक मुख्य सड़क 
. सीमा का विवरण - . .. 

. .. .. उत्तर से एच. पी. खदान के बगल से. पोखरी दफाई इस्माईल के घर होते हुए पूर्व में 56 दफाई की ओर सब स्टेशन से 
... .. . ..... . जाने वाली सी. सी . रोड मगरू के घर होते हुए. शोभनाथ यादव 56 दफाई तिराहा. से होते हुए दक्षिण में सुनील सायकल स्टोर चौराहा - 

के पास डायमण्ड के घर से मेन सड़क होते हुए पश्चिम में सुनील सायकल स्टोर चौराहा को चलते हुए दुर्गा पंडाल के बगल 
परेशचन्द्र पाठक पुजारी जी के घर तक के बीच का पूरा क्षेत्र । 


. : 


. 


: . 


- छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2009 . 


वार्ड क्रमांक 08 , तिलक वार्ड 


उत्तर ... - 
पूर्व : 
दक्षिण - 
पश्चिम - 


पुलिस लाईन के पीछे वाले नाला बैलर दफाई के पीछे 
मुख्य सड़क दुर्गा पंडाल तक 
. शुक्रवार बाजार की मुख्य सड़क 
भैंसासुर का नाला 


सीमा का विवरण - 

उत्तर में पक्का धौड़ा पारस के घर होते हुए छेदामी लाल का मकान को चलते हुए पुलिस लाईन के पास कल्पना के 
घर एवम् पूर्व में मुख्य सड़क से होते हुए पलटू के मकान को होते हुए मेन मार्केट शुक्रवारी बाजार , अमजद का मकान चलते हुए 
एवम् दक्षिण में गुरूप्रसाद का घर होते हुए पश्चिम में भैंसासुर का नाला तक । 


वार्ड क्रमांक 09 , मालवीय वार्ड 


. उत्तर . - . 


दक्षिणं - , 
पश्चिम - 


मुख्य सड़क मेन बाजार से लेकर धोबी के घर तक 
मेन सड़क हास्पीटल 
शिव मंदिर मेन बाजार का रोड .. 
मुख्य दफाई का नाला 


सीमा का विवरण - 

. उत्तर में पक्का धौड़ा मुख्य सड़क मेन बाजार से चरन के घर से होते हुए शोभनाथ यादव के मकान को लेते हुए संजय 
यादव के घर तक पूर्व में कोरिया स्टोर होते हुए धरमू के मकान से होते हुए दक्षिण में अका दीप के मकान से लेकर पश्चिम में 
श्याम सुन्दर के घर तक के बीचे का पूरा क्षेत्र । 


. 


. वार्ड क्रमांक 10 , रानी दुर्गावती वार्ड 


. . . 


उत्तर - 
पूर्व .. . - 
दक्षिण - 
पश्चिम - .. 


नवधा पण्डाल मेन बाजार . 
मुख्य सड़क, वेल्फेयर कॉलोनी 
एल . सी. एच. कॉलोनी, 72 माइन्स 
कन्या माध्यमिक शाला 


सीमा का विवरण - 
.. . उत्तर में मुख्य दफाई गोविन्द के घर से लेकर सुदामा के मकान नवधा पण्डाल शुक्रवारी बाजार से होते हुए पूर्व में मुख्य 

सड़क एल. सी . एच. कॉलोनी ए. पी .पाण्डेय से होते हुए डी. के .पाण्डेय के घर तक एवम् दक्षिण में राजकुमार के घर से होते हुए पश्चिम 
में कंचन दफाई रामप्रसाद के घर तक का पूरी क्षेत्र । 


. वार्ड क्रमांक 11 , टैगोर वार्ड 


उत्तर 


- 


वेल्फेयर कॉलोनी एवम् एल. सी.एच कॉलोनी के मध्य रोड 
मुख्य सड़क 
पंचायत भवन से कन्या शाला विद्यालय तक 
कन्या प्राथमिक शाला की पूर्व वाली सड़क 


दक्षिण - 
पश्चिम - 


सीमा का विवरण - 

उत्तर में सोहन के मकान से लेकर एल. सी .एच. कॉलोनी के मध्य रोड से लेकर उधे प्रसाद के घर से लेकर पूर्व में मुख्य 
- सड़क सुनील सायकल स्टोर होते हुए डॉ . बोस के मकान से होते हुए पंचायत भवन तक एवम् पंचायत भवन से लगा सड़क से 

होते हुए कन्या माध्यमिक शाला तक । 


. . 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 30 जुलाई 2009 


. LESS 
CHHETANKI 


A . OX 


वार्ड क्रमांक । नेहरू वार्ड 


• उत्तर 


- 


. दक्षिण - 


सुनाल सायकल स्टोर चौराहा से 56 दफाई तिराहा तक सड़क 
56 दफाई तिराहा से शा. हायर सेकेण्डरी स्कूल तक सी . सी. सेड 
शा.. हायर सेकेण्डरी स्कूल से मेन रोड नगर पंचायत कार्यालय तक की 
सी. सी. रोड । 
सुनील सायकल स्टोर चौराहा से मेन रोड नगर पंचायत कार्यालय तक 


पश्चिम - 


सीमा का विवरण - 

. उत्तर में सुनील सायकल स्टोर चौराहा में संतविलास के मकान से होते हुए राजबहादुर के मकान होते हुए 56 दफाई 
तिराहा बंजारा के घर से होते हुए पूर्व में अजय विश्वकर्मा के मकान से होते हायर सेकेण्डरी स्कूल से जाने वाली सी . सी. रोड दक्षिण 

में अजय चौधरी के घर तक एवम् पश्चिम में मुख्य सड़क से होते हुए बी टाईप गोयल के मकान से होकर सुनील सायकल स्टोर 
- चौराहा महामाया फोटो कॉपी दुकान तक । 


वार्ड क्रमांक 13 , पटेल वार्ड . 


.. उत्तर - . 

पूर्व . . - 
दक्षिण - 
पश्चिम - 


विद्युत सब स्टेशन से बर टोला जाने वाली सड़क 
आरक्षित वन की सीमा 
हायर सेकेण्डरी स्कूल एवम् 56 दफाई की रोड 
मुख्य सड़क बी. सीम की ओर जाने वाली सड़क 


सीमा का विवरण - 

. उत्तर में पोखरी दफाई बिजली पावर सब स्टेशन रज्जू अली के घर से होते हुए सोनी नायक के मकान को लेते हुए . 
पूर्व में आरक्षित वन की सीमा से लगा सहवानी टोला, बालसिंह के घर से एवम् दक्षिण में हायर सेकेण्डरी स्कूल के बगल से रोशन 
के घर तक एवम् पश्चिम में सागर सिंह दफाई गणेश के घर से होते हुए 56 दफाई होते हुए शराफत अली के मकान तक । 


वार्ड क्रमांक 14 , चंद्रशेखर आजाद वार्ड 


. 


पूर्व 


- 


पंचायत भवन से सी. सी . रोड हायर सेकेण्डरी स्कूल, पंचायत भवन से मुख्य 
दफाई जाने वाली सड़क , म. प्र. की सीमा , आरक्षित वन 
हायर सेकेण्डरी स्कूल से रामसमुज के मकान तक सी . सी . रोड एवम् सी . सी. रोड । । 
हनुमान मंदिर तक और सब एरिया ऑफिस तक मुख्य सड़क । 
आरक्षित वन और म.प्र और छ.ग. की सीमा 
म.प्र. और छ.ग. की सीमा, आरक्षित वन , पालकी माड़ा नाला तक 


दक्षिण - 
पश्चिम - 


सीमा का विवरण - 

उत्तर में हायर सेकेण्डरी स्कूल के बगल से कानू बाबू के मकान होते हुए पूर्व में हरिहर सिंह के मकान से होते हुए 

रामसमुज के घर तक से होते हुए दक्षिण में हनुमान मंदिर के बगल से सी. सी. रोड फेकूराम केवट के घर होते हुए सब एरिया 
__ . . . . . ऑफिस, ऑफिसर्स कॉलोनी, स्टेट बैंक कॉलोनी, आरक्षित वन एवम् म.प्र.. छ.ग. की सीमा एवम् पश्चिम में म.प्र. और छ. ग. की सीमा , 

आरक्षित वन, पालकी माड़ा नाला मडकोडवा दफाई मंगल के घर तक का , पुरानी लेदरी जाने वाली सड़क के दोनों तरफ के सभी . 
मकान का मध्य का पूरा क्षेत्र ! : 


:. 


. 


-. . . 414 ( 4 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2009: . 


. 


. 


वार्ड क्रमांक 15 , संजय वार्ड 


उत्तर - रामसमुज के मकान के सामने वाली सड़क 
पूर्व. .. - पुरानी लेदरी एवम् नई लेदरी खोंगापानी की सीमा तक . 
दक्षिण - . । पुरानी लेदरी सीमा एवं राजनगर से खोंगापानी होते हुए झगराखाण्ड जाने वाली 

मुख्य सड़क । . .. .. . .. .. . 
पश्चिमं - . हनुमान मंदिर के सामने वाली सड़क से नाला तक . . . . . .. 


सीमा का विवरण - . . . . . . . . . . . 
- उत्तर में बी . सीम कॉलरी रामकरण के घर से राजेश सिंह : रंजन के घर तक पूर्व में पुरानी लेदरी एवम् नई . 

लेदरी - खोंगापानी की सीमा में रामाधार के घर होते हुए दक्षिण में पुरानी लेदरी सीमा तथा राजनगर से खोंगापानी होते हुए जी. 
एम. कॉलोनी के सभी मकान एवम् पश्चिम में हनुमान मंदिर के समीप वाली सड़क के सूरज के घर से पुष्पा के मकान के होते 
. हुए राधाबाई के मकान तक का पूरा क्षेत्र । 


Raipur, the 21st. July 2009 


NOTIFICATION. . . 


No.. F-1-15/18/2007 . - -In exercise of the powers conferred by subsection ( 1 ) of Section 29 of the Chhattisgarh 
Municipalities Act , 1961 ( No. 37 of 1961 ) the State Government hereby determine the extent of Wards of Nagar 
Panchayat Khôngapani, Distt . Korea as per Schedule given below - 


1. 
2. 


Divide the Khongapani Nagar Panchayat into 15 wards and define the limit of all such wards as per Schedule . 
Notify that one member shall be elected for every ward . 


SCHEDULE 


. . 


01 . . 


" 09. . 


02 . 


. 


03. 


11. : 
12 . 


Ward No. 01, Shivaji Ward . 
Ward No .02, Dindayal Upadhyay Ward 
Ward No . 03 , Ambedkar Ward 
Ward No.04 , Vivekanand Ward . . 
Ward No.05, Bhagat Singh Ward . . 
Ward No. 06, Subhash . Ward 
Ward No .07, Atal Bihari Bajpaee Ward 
Ward No.08 , Tilak Ward 


Ward No .09 , Malviya Ward 
Ward No. 10 , Rani Durgawati Ward 
Ward No .11 , Taigore Ward 
Ward No.12 , Nehru Ward 
Ward No .13, Patel Ward 
Ward No. 14 , Chandra Shekhar Ward 
Ward No. 15 , Sanjay Ward 


05 . 


07. 


- 


15. 


08 . 


DESCRIPTION OF WARD LIMITS OF NAGAR PANCHAYAT KHONGAPANI 


Ward No. 01, Shivaji Ward 


North 
East 
South 
West 


. : . . Reserve Forest, Haldibadi mines . . 
- : Manendragarh Road , Magzine Lake 

C .R . O . Camp School to road infront of house of Thakur towards North 
..SECLOpencast Pond . . 


- 


- 


Description - 
In North Ghutri Tola both side of N . H . 78 towards Manendragarh & including quarter of Sudama walk towards 
Manendragarh through N .H .78 including Barier & Magzine pond , in left side through kacchimakan go ahead to Old 
Railway crossing, in left side in East Tikri Tola , Atal Awasiya Parisar, including Kole Daffai go ahead through straight 
road in South including all quarters in south , go ahead including quarter of Ramsagar Pal & Opencast Lake go ahead 
in West including all quarters of Badra Tola . 


- 


--- 


AG NG ,:f& TİM 30 TSITS 2009 


: 


: 


414 ( 


. 


. . . 


i 


Ward No. 02 , Dindayal Upadhyay Ward 


North 
East - 
South - 
West : - 


· Magzine Lake . . . 
Road arriving from N . H .78 to C .H .P . 

C . H .P ., Kole Daffai s Jhiria 
: Road from :C .R .O . Camp School to Atal commercial Awasiya Parisar 


. 


: 


Description : 
From road infront of Atal commercial Parisar ahead in North including Adiwasi Vidya Mandir School go ahead 
through road in left all quarters of Kole Daffai , in East road arriving from N .H .78 , in right Budhu Singh Daffai & 
including quarter of Lallu Singh in New Centre upto Quarter of Ramlal, in South C .H .P . Ķole Daffai s Jhiria , through 
quarter of Beni Prasad & in Kole Daffai area between quarter of Sukhiram in East . . 


: 


1 . Ward No. 03, Ambedkar Ward 


North - - : 
East in 
South 
West - 


Road of C .R .O . Camp 
Shiv Temple : 
SÉCL Ground in Ektanagar . .. 
Drain of Badra Tola , P .K . Thakur 


Description - 
In North from C . R .O . Camp School through quarter of Mahesh , including Shop of Suresh near Shiv temple in South 

SECL Ground Ektanagar, Shop of Rajan & in West from P .K . Thakur Badratola Drain going up quarter of Lalman 
· Thakur & infront quarter of Ramjeepal going round again upfo whole area of C .R . O . Camp School. 


. 


Ward No.04, Vivekanand Ward 


- 
- 


North 
East 
South 
Wesi 


In Ektanagar pool near quarter of Jhumkulal 
Shop of Suresh in Ektanagar 
SECĻ Gournd in Ektanagar 
Water Tank in Ektanagar . 


- 


Decription : : 
In North Pool of Ektanagar go ahead near the quarter of Jhumkulal, in East including Shop of Nagina , in South SECL 
Ground , Ektanagar including quarter of Umesh go ahead through road including quarters near Siyaram Janki Vidyalaya , 
in West Water Tank Ektanagar , Snatan Das Gupta & whole area: upto quarter of Ranju . . 


Ward No. 05 , Bhagat Singh Ward 


North - 
East 
South . . . 
West . 


BSNL Tower 
CHP Mines 
Bailer Daffai, Jhiria Drain 
· Drain of Ektanagar 


Description : 
· In North through BSNL Tower , including all quarters of Officers colony, in East CHP Mines, in South including all 

quarters of Bailer Daffai, Central Bank, Gramin Bank , Main Road through Shop, of Rupa towards Durga Pandal upto 
. quarter of Konark & in West upto quarter of Roshan behind Post Office. . 


414 ( 6 ) . 


Onterre 


#147 ; foaia 30 TUTTE 2009 


· Ward No. 06, Subhash Ward 


. 


• 


North 
- East 

South 
West 


Kabristan , Idgaha 
Reserve Forest & Border of Jhagrakhand 
From Chowraha of Electric Substation of SECL upto Road towards Bar Daffai. 
C .H .P . & C . C . road arriving from N .H . 78 towards Khongapani, SECL Subsiation 


: : : 
: 


· 


. 


i 


Description : 

In North through road near Kabristan , Idgaha to Bhuddhu Singh Daffai through quarter of Ratanlal upto quarter of 
. . . Sambhu Agaria , in East Reserve Forest & through quarter of Shivmangal Singh situated near. border of Jhagrakhand , 

through quarter of Suraj Singh upto quarter of Ujjain Singh in Bar Daffai, in South SECL Electric Suh- station, near ; 

Chowraha Pokhri Daffai pond , through quarter of Ramsuchit including quarter of Banjara, in West C .C . road towards 
. . Buddhu Singh Daffai, Middle School , through quarter of Samsul upto quarter of Govind. . 


Ward No. 07, Atal Bihari Bajpaee Ward 


: 


North · 
East : 
South 
West: . 


C .H . P.,West Jhagrakhand Colliery 
From SECL Sub - station upto 56 Daffai Tiraha near Quarter of Banjara . 
From Sunil Cycle Store upto 56 Daffai Tiraha 
From Sunil Cycle Store Chowraha upto main road Towards Durga Pandal. . . 


. 


. 


Description : 
In North from C. H .P.mine through quarter of Ismile in Pokhri Daffai in East towards 56 Daffai , C.C . road from Sub 
station through quarter ofMagtu lo Sobhhath Yadav , through 56 Daffai Tiraha in South quarter of Diamond situated 
near Sunil Cycle Store Chowraha through Main road in West walking through Sunil Cycle Store Chowk upto area 
between Paresh Chandra Pathak Pujari near Durga Pandal. 


Ward No. 08 , Tilak Ward 


North 

East . 
: South - 

West . 


Drain behind Police line , behind Bailer Daffai. 
. Main Road upto Durga Pandal. ; 
: Main Road of Sukrawar market. : .: . 

Bhainsasur s Drain 


. 


Description : 
In North through quarter of Paras in Pakka Dhora , including quarter of Chedilal, quarter of Kalpana near Police line & 
in East through Main road & quarter of Páltu , Main market Sukrawari markët , through *quarter of Amzad & in South 
through quarter of Guruprasad upto drain of Bhainsasus in West. 


Ward No. 09 ,Malviya Ward i 


n 


- 
• 


. 


North 
East 
South 
West 


From Main road of Main market upto quarter of Dhobi , 
Hospital on Main road 
Mainroad of Shiv Temple , Main market : 
Drain ofMukhya Daffai . .. 


- 


i 


. 


Description 
In North main road of Pakka Dhora through Main market, through quarter of Charan including quarter of Sobhnaih 
Yadav upto quarter of Sanjay Yadav , in East through Korea Store, through quarter of Dharmu, area between uplo 
quarter of Shyamsunder in West . 


TITAE 751431, Fatih 30 TIS 2009 


414 ( 7 ) 


Ward No. 10, Rani Durgawati Ward 


- 


North 
East 
South 
West 


Nawdha Pandal , Main Market 
Main Road , Welfare Colony 
L .C .H . Colony, 72 Mines 
Kanya Madhyamik Shala . 


. . 


. 


Description - 
In North from quarter of Govind in Mukhya Daffai through quarter of Sudama, Nawdha Pandal, Sukrawari market, in 
East through main road , L .C .H . Colony, A .P .Pandey upto quarter of D .K .Pandey & in South through quarter of Rajkumar 
whole area upto quarter of Ramprasad in Kanchan Daffain in West: 


* * Ward No: 11 , Taigore Ward 


- 
- 


North 
East 
South 
West 


Area between Welfare Colony & L .C . H . Colony 
Main Road , 
From Panchayat Bhawan upto Kanya Shala : 
Road in Eastern side of Kanya Madhyamik Shala 


. 


- 


. 


Description - 
In North from quarter of Sohan & road in center of L .C . H . colony including quarter of Udhe Prasad in East Main road 
through Sunil Cycle Store , quarter of Dr: Bose upto Panchayat Bhawan & from road situated near Panchayat Bhawan 
upto Kanya Madhyamik Shala . 


: : Ward No. 12 , Nehru Ward 


North . - . 
East . . . 
. South - 

West 


From Sunil Cycle Store Chowraha road upto 56 Daffai Tiraha 
From 56 Daffai Tiraha road upto G . H .S . School 
From G .H .S . School C .C . road upto Nagar Panchayat Office on Main road 
From Sunil Cycle Store Chowraha , Main road upto Panchayat Office 


. 


Description 
In North from quarter of Santbilas near Sunil Cycle Store Chowraha through quarter of Rajbahadur 56 Daffại Tiraha, 
through quarter of Banjara in East through quarter of Ajay Biswakarma C . C . road from H .S . School upto quarter of 
Ajay Choudhary in South & in West through Main road & B type quarter of Goyal, through Sunil Cycle Store 
Chowraha upto Mahamaya Photocopy Shop . 


Ward No. 13 , Patel Ward 


. 


North 
East 
South 
West 


Road from Electric Sub -station to Bartola 
Reserve Forest border 
Road of H . S . School & 56 . Daffai 
Main Road towards B . Seam 


- 


Description - 
In North electric power sub - station in Pokhri Daffai through quarter of Razzu including quarter of Soni Nayak in East 
quarter of Bal Singh in Sahwani Tola situated near border of Reserve Forest & in South from H .S .School upto quarter 
of Roshan & in West through quarter of Ganesh in Sagar Singh Daffai, through 56 Daffai upto quarter of Sarafat Ali . 


: 414 ( 8 ) 


Petre 548 , fatif 30 C1T 2009 


Ward No . 14 , Chandra Shekhar Ward 


North : .. 


. 


. 


East 


. . 


From Panchayat Bhawan C .C . road , H .S. School, Panchayat Bhawan Road towards 
Mukhya Daffai, border of M .P ., Reserve Forest . 
From HS. School O .C . road upto quarter of Ramsumaj & Hanuman Temple & 
main road upto Sub Area Office. 
Reserve Forest & M .P .- C .G . State Border 
M .P .- C .G . State border, Reserve Forest, Drain of Palimara . 


South 
West 


- 


Description -- 
In North through H .S .School, quarter of Kanu Babu in East through quarter ofHari Singh, through quarter of Ramsumaj , . . 
in South through C .C . road near Hanuman Temple , quarter of Fekuram Kewat , Sub Area Office, Officers Colony , 
State Bank Colony , Reserve Forest & M . P .- C .G . State border & in West M . P .- C .G . State border , Reserve forest, drain . . 
of Palikamara upto quarter of Mangal in Madkodwa Daffai, area between all quarters towards Purani Ledri. 


Ward No. 15, Sanjay Ward 


North 
- East 

South 


- 
- 


Road in front of Ramsumajs Quarter . . 
Border of Purani Ledari, New Ledri & Khongapani . . 
Purani Ledri border and road from Rajnagar through Khongapani ztowards 
Jhagrakhand . 


· 


.. 


Description .. : : 
In North B .Seam Colliery through quarter of Ramkaran upto quarter of Rajesh Singh Ranjan , in East from Purani 
Ledri ,New Ledri & Khongapani border through quarter of Ramadhar , in South border of Purani Ledri & from Rajnagar 
through Khongapani all quarters of G .M . Colony & in West road near Hanuman Temple , through quarter of Suraja & 
Pushpa area upto quarter of Radha Bai. .. . .. 


i 


" 


Duo 


· छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , . . . 

$47 UEN , sifafia area . . 


hitteren ,je n 


e 


rent, whilangan serata si 


avea, ThaiCINA È ufsa men seniem - 2009 . 


: 


